निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 आश्विन 1932 ( श० ) 
( सं0 पटना 691 ) पटना , शुक्रवार , 1 अक्तूबर 2010 


समाज कल्याण विभाग 


- - - - - - 


अधिसूचना 

13 मई 2010 
सं0 - 1 / सा0सु0 - वि०यो0 - 04 / 10 स. क. - 967 - निःशक्त व्यक्ति ( समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं 
पूर्ण भागीदारी) बिहार सरकार अधिनियम , 1995 की धारा - 2 के उप - धारा ( न ) के अनुरूप विकलांगता प्रमाण - पत्र 
निर्गत करने हेतु निम्न तालिका में कंडिका - 2 में अंकित विकलांगता के लिए तालिका में कंडिका - 3 में अंकित 
अस्पताल एवं संस्थानों को चिकित्सा प्राधिकार एवं कंडिका - 4 में अंकित अस्पतालों एवं संस्थानों के चिकित्सा 
पदाधिकारी को अपने हस्ताक्षर से चिकित्सा प्राधिकार की ओर से विकलांगता प्रमाण - पत्र निर्गत करने के लिए 
प्राधिकृत किया जाता है । 

स्तंभ - 3 में उल्ललिखित । 
अस्पताल / संस्थान जो स्तंभ - 2 में 
क्रमांक | निःशक्तता के प्रकार 

अस्पताल / संस्थान में कार्य करने 
उल्ललिखित निःशक्तता के 

वाले चिकित्सा पदाधिकारी जो 
प्रयोजनार्थ चिकित्सा प्राधिकार 

निःशक्तता प्रमाण - पत्र निर्गत करने 
निर्दिष्ट किये जाते है । 

__ के लिए सक्षम होंगे । 

3 
(i) गत्यात्मक 

(i) सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय (i) सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय 
निःशक्तता, जो ( ii ) राज्य सरकार के अधीन जिला में हड्डी अथवा स्नायु तंत्र विभाग के 
अंगोच्छेदन या 

अस्पताल , रेफरल अस्पताल , असैनिक सहायक प्राध्यापक अथवा प्राध्यापक | 
पूर्णरूपेण स्थायी अस्पताल , असैनिक औषधालय, (ii) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द 
अंगघात से हो । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र , 

( ए०पी०एच०सी० ) अतिरिक्त प्राथमिक 
( पी०एच०सी० ) अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल, 
स्वास्थ्य केन्द्र (ए0पी0एच0सी0 ) असैनिक औषधालय, रेफरल 
(iii) चिकित्सा महाविद्यालय 

अस्पताल के प्रभारी / वरीयतम 
(iv) कानूनी स्थानीय निकाय द्वारा 

चिकित्सक और चिकित्सा 
संचालित अस्पताल / औषधालय । 

महाविद्यालय के प्रचार्य । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 1 अक्तूबर 2010 

स्तंभ - 3 में उल्ललिखित 
अस्पताल / संस्थान जो स्तंभ - 2 में 

अस्पताल / संस्थान में कार्य करने 

उल्ललिखित निःशक्तता के 
क्रमांक | निःशक्तता के प्रकार 

वाले चिकित्सा पदाधिकारी जो 
प्रयोजनार्थ चिकित्सा प्राधिकार 
निर्दिष्ट किये जाते है । 

निःशक्तता प्रमाण - पत्र निर्गत करने 

के लिए सक्षम होंगे । 


2 


(ii) दृष्टिहीनता 


( iii ) स्तंभ - 3 में वर्णित अन्य 
अस्पतालों में कार्यरत वैसे चिकित्सक 
जो उस अस्पताल के प्रधान के 
आदेश द्वारा प्राधिकृत हो । 


2 


| बहुनिःशक्तता 


(i) सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा 
(ii) जिला अस्पताल और रेफरल 

| पदाधिकारी / जिला अस्पताल के 
अस्पताल 

प्रधान द्वारा, रेफरल अस्पताल के 
(iii ) राज्य सरकार अथवा कानूनी 

प्रधान द्वारा एक वरीय विशेषज्ञ एवं 
स्थानीय निकायों द्वारा संचालित वैसे 

सुसंगत निःशक्तता से संबंधित शास्त्र 
अस्पताल जो सुसंगत अंगों ( यथा 

में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त 
श्रव्यतामितीय, दृष्टिमापीय, एवं अन्य 

चिकित्सकों को मिलाकर जिनकी 
जाँच सुविधा) के ( क ) विशेषज्ञ एवं 

न्यूनतम सेवा पाँच वर्ष हो , यथा 

विनिदिष्ट चिकित्सा बोर्ड | 
( ख ) आवश्यक 
माप / निर्धारण / मूल्यांकन सुविधा से 
युक्त हो । 
(iv ) बिहार कॉलेज ऑफ 
फिजियोथिरेपी एण्ड ऑक्यूपेशनल 
थिरेपी (विकलांग अस्पताल, 
कंकड़बाग , पटना ) 
( v ) सैनिक अस्पताल , दानापुर, पटना 
और सैनिक अस्पताल, पहाड़पुर , 
गया । 


ऐसा चिकित्सक जिसे सुसंगत 
निःशक्तता शास्त्र में स्नातकोत्तर की 
डिग्री एवं कम - से - कम पाँच साल 
का कार्य अनुभव हो । 


वैसी निःशक्तताएँ जो । (i) सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय 
उपर्युक्त क्रम संख्या 1 (ii) जिला अस्पताल 
एवम् 2 में उल्लिखित 

( iii ) राज्य सरकार द्वारा संचालित 
नही हैं ( यथा अल्प 

अन्य अस्पताल या कानूनी स्थानीय 
दृष्टि , कुष्ठ उपचारित , 

निकाय जिनके पास विशेषज्ञों और 
श्रवण म्सन ( क्षीणता) 

| सुसंगत क्षेत्रों में आवश्यक माप / 
मानसिक मंदता एवं 

आकलन / मूल्यांकन सुविधा हो ( यथा 
मानसिक रूग्णता ) 

ऑडियोमेट्रिक , ऑप्टोमेट्रिक 
एवं अन्य जाँच की सुविधाएँ ) । 


नोट: - (i) उपरोक्त तालिका के कॉलम 2 में उल्लिखित क्रमांक - 2 एवं 3 में यथोल्लिखित श्रेणी के संबंध में यदि 

कॉलम 3 में उल्लिखित अस्पताल में सुसंगत शास्त्र स्नातकोत्तर की डिग्री के साथ चिकित्सक उपलब्ध न 
हो , तो उस अस्पताल के प्रमुख अपेक्षित अर्हता प्राप्त सेवा -निवृत विशेषज्ञ चिकित्सकों या उस जगह 
अथवा जिले में प्रैक्टिस कर रहे निजी चिकित्सकों या नजदीक के चिकित्सा महाविद्यालय से विशेषज्ञ 
चिकित्सकों की सेवा ले सकते हैं । हालांकि गैर - सरकारी विशेषज्ञ चिकित्सक की सेवा लेने पर, निःशक्तता 
प्रमाण - पत्र तभी वैध होगा जब उसे जिला के अस्पताल की दशा में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी या 
उपर्युक्त तालिका के क्रमांक 2 एवं 3 के क्रम में कॉलम 2 में उल्लिखित अन्य अस्पतालों के प्रमुख द्वारा 
प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो । 
इसी प्रकार उपरोक्त अस्पतालों में यदि अपेक्षित मूल्यांकन की सुविधा उपलब्ध न हो तो अस्पताल के प्रमुख 
उसी स्थान अथवा जिले के निकट अवस्थित गैर - सरकारी परीक्षणशाला / जाँच सुविधा केन्द्र की 
सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं । 


बिहार गजट ( असाधारण), 1 अक्तूबर 2010 
( iii ) निःशक्तता प्रमाण - पत्र निर्गमन पारा मेडिकल / पुनर्वास कार्यकर्ता का सहयोग: - नियमावली में उल्लिखित 

विशेषज्ञ निम्नलिखित के अनुसार, यदि स्थानीय रूप से उपलब्ध हो , पारा मेडिकल / पुनर्वास कार्यकर्ता की 
सेवाओं का उपयोग कर सकेगें ताकि निःशक्तता का मूल्यांकन तीव्रता और सुगमता से हो सके : 


सहायक पारा मेडिकल / पुनर्वास कार्यकर्ता 
ऑक्यूपेशनल चिकित्सक / कार्य चिकित्सक 
फिजियोथेरापिस्ट 


क्रमांक 

निःशक्ता का प्रकार 
(i) चलन निःशक्तता (किसी भी प्रकार के 
प्रमस्तिस्क अंगघात ) ( सेरेब्रल पॉल्सी 
सहित ) 
( ii) कुष्ठ उपचारित 
| (i) दृष्टिहीनता 
(ii ) अल्पदृष्टि 
श्रवण ह्मसन ( क्षीणता ) 


N 


वांछित सुविधा के साथ ऑप्टोमेट्रिस्ट 


w 


ऑडियोलॉजिस्ट / ऑडियोमेट्रिक जाँच केन्द्र / संसाधन 
केन्द्र की सुविधा के साथ स्पीच पैथोलॉजिस्ट 


4 | मानसिक मंदता 
5 | मानसिक रूग्णता 
6 | बहुनिःशक्तता 


मनोवैज्ञानिक / विशेष प्रशिक्षक 
मनोवैज्ञानिक / क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक 
संबंधित पारा मेडिकल कार्मिक 


स्पष्टीकरण: - इस अधिसूचना में 
(i) "प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र " से अभिप्रेत है प्रखण्ड स्तर पर अवस्थित स्वास्थ्य केन्द्र । 
(ii) " रेफरल / सबरेफरल / अनुमण्डल अस्पताल से अभिप्रेत है अनुमण्डल स्तर पर अवस्थित स्वास्थ्य केन्द्र । 
( iii ) सिविल अस्पताल / जिला अस्पताल से अभिप्रेत है जिला स्तर पर अवस्थित अस्पताल । 
(iv) " कानूनी स्थानीय निकाय " से अभिप्रेत है : 

( क ) संविधान के अनुच्छेद - 243 के खंड ( घ) में यथा परिभाषित एक पंचायत । 
( ख ) संविधान के अनुच्छेद – 243P के खंड ( ड़) में यथा परिभाषित एक नगरपालिका । 
( ग ) राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विधि द्वारा अथवा के अधीन स्थापित कोई अन्य स्थानीय निकाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

विजय कुमार वर्मा, 

प्रधान सचिव । 
The 13th May 2010 
No.- 1/ Sa.Su. Vi. Yo- 04/ 10 S. W - 967 — In pursuance of the provisions of sub - clause 
(t) of Section 2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights 
and Full Participation ) Act, 1995 , the Government of Bihar, hereby specifies , for the 
purpose of issue of certificate of disability as mentioned in sub - clause (t) of the said 
Section 2 , the hospitals and institutions mentioned in column 3 of the table given below , 


ONS 


ver 


as "medical authorities " for the type of disability mentioned in column 2 thereof, and 


further directs that the medical officer of the hospital / institution as mentioned in Col. 4 
shall be authorized to issue the disability certificate under his signature on behalf of the 
medical authority . 


S .No. 


Rask JJC ( 37HTERUT), 1 37ccde 2010 
Type of Disability Hospital / Institution which Medical 

is being specified as the working in the Hospital 
"Medical Authority " for the Institution mentioned 
purpose of the disability in Col. 3 who would be 
mentioned in Col. 2 

competent to issue 
certificate of disability . 

4 
( i) Locomotor 

( i) Government Medical | ( i) Assistant Professor 
Disability by way Colleges 

or Professor of 
only of amputation (ii) District Hospital, Orthopedic or 
or complete 

Referral Hospitals , Civil Neurology in Govt. 
permanentparalysis Hospital, Civil Dispensary , Medical Colleges. 
of limbs. 

Primary Health Centre (ii ) Head / Senior most 
(ii) Blindness 

( PHC ) and Additional Doctor in charge of the 
Primary Health 

Primary Health Centre, 
Centre (APHC ) under the APHC , Civil 
State Government. 

Dispensary , District 
( iii ) Medical College Hospital, Civil 
(iv ) Hospital / Dispensary Hospital , Referral 
run by Statutory Local Hospital and the 
Bodies 

Principal of the 
Medical College . 
( iii) Such doctor (s ) 
working in other 
hospitals mentioned in 
col. 3 as may be 
authorized by an order 
of the head of such 

hospital. 
Multiple disability (i) Govt.Medical Colleges A Medical Board as 

(ii) District Hospitals and may be specified by a 
Referral Hospitals . 

Medical Superintendent 
( iii) Other Hospitals run by | Chief Medical Officer 
the State Govt . or Statutory / Head of the District 
Local Bodies having (a ) Hospital, Referral 
specialists (b ) necessary Hospitals headed by a 
measurement / assessment / senior specialist, and 
evaluation facilities in consisting of Doctors 
relevant fields (e. g . 

with post- graduate 
audiometric , optometric and degree in the 
other testing facilities). disciplines dealing with 
(iv ) Bihar College of relevant disabilities 
Physiotherapy and 

with minimum 5 years 
Occupational Therapy of service . 
(Viklang Hospital 
Kankarbagh , Patna ) 
( v ) Military Hospital 
Danapur , Patna , Paharpur 
and Gaya 


S .No. 


PER JGTC (31HTERUT), 1 3tale 2010 
Type of Disability Hospital / Institution which Medical 

is being specified as the working in the Hospital 
"Medical Authority " for the Institution mentioned 
purpose of the disability in Col. 3 who would be 
mentioned in Col. 2 

competent to issue 

certificate of disability . 

3 
Disabilities not (i) Govt. Medical Colleges A Doctor having a 
mentioned at S .No. 1 (ii) District Hospitals 

Post - graduate degree in 
and 2 above 

( iii ) Other Hospitals run by the discipline dealing 
(viz . low vision , the State Government of with the relevant 
leprosy and hearing Statutory Local Bodies disability with 
impairment,mental having specialists and minimum 5 years of 
retardation ,mental necessary measurement / service . 
illness . 

assessment / evaluation 
facilities in relevant fields 
( e. g. audiometric , 
optometric and other testing 
facilities. 


NOTE : 
(i) In respect of categories mentioned as S .No . 2 and 3 in Col. 2 of the table above , if 

in a Hospital, mentioned in Col. 3 , a doctor with a PG degree in the relevant 
discipline is not available, the Head of such Hospital may utilize the services, of a 
retired Govt. specialist or other private specialist practicing at that place or 
elsewhere in the district or a specialist from a nearby medical college and having 
requisite qualifications . However, in case of services taken from a non 
government specialist, the certificate will be valid only when countersigned by the 
Chief Medical Officer in case of District Hospitals or head of other hospitals 

mentioned in Col. 2 of the table above against item 2 and 3 . 
( ii ) Likewise , if a Hospital mentioned above does not requisite assessment facilities , 

the Head of such Hospital may use the facilities of a non -Government Laboratory 

/ testing facility located at the same place or at a nearby place in the District. 
( iii) Assistance of Para -Medics / Rehabilitations Professionals for issuance of disability 

certificate : Specialists mentioned in the Rules may , utilize the services / assistance 
of Para -Medics/Rehabilitations Professionals according to the following, if locally 
available , so that assessment of disability is faster and smoother . 


Assisting Paramedic / Rehabilitation 

Professional 
Occupational Therapist / 
Physiotherapist 


S .No. 

Type of Disability 
(i) Locomotor Disability (including 
any form of Cerebral Palsy ) 
(ii) Leprosy treated 
(i) Blindness 
( ii) Low Vision 
| Hearing Impairment 


Optometrist with required facility 


3 


Audiologist / Speech Pathologist 
having access to audiometric lab 
facility / resources centre 
Psychologist / Special Educator 


4 


Mental Retardation 


S . No. 


PER JJC ( 37HTERUT), 1 37ccde 2010 

Assisting Paramedic / Rehabilitation 
Type of Disability 

Professional 
Mental Illness 

Psychologist / Clinical Psychologist 
Multiple Disabilities 

Concerned Paramedical Personnel 


5 
6 


Explanation :- In this notification 

(i) " Primary Health Centre " means Health Centre situated at block level. 
(ii) " Referral / Sub Referral Hospital/Sub - Divisional Hospital" means hospital 

situated at sub - divisional level . 

" Civil Hospital / District Hospital" means situated at district hospital. 
(iv ) " Statutory Local Body " means : 

( a ) A Panchayat as defined in clause ( d ) of Article 243 of the Constitution . 
(b ) A Municipality as defined in clause ( e ) of Article 243 P of the 

Constitution and 
(c ) Any other local body established by or under a law passed by the 
legislature of the State . 

By order of the Governor of Bihar , 
VIJAY KUMAR VERMA, 

Principal Secretary . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PETE JC ( 31HTERUT) 691-571 + 5000 -Sococtol 

Website: http :// egazette.bih .nic. in 


